निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 433 ) 


27 श्रावण 1931 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 18 अगस्त 2009 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 
11 अगस्त 2009 


सं० नि प्रा०/नि०1 - 100/ 2009/1242 — पश्चिमी चंपारण जिले में मंझौलिया प्रखंड के परसा पैक्स से संबंधित 
वाद , परसा प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड - बनाम - जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स०स० ) , 
पश्चिम चंपारण एवं अन्य में दिनांक 04 अगस्त 2009 को मुख्य चुनाव पदाधिकारी , बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा 
परसा पैक्स का निर्वाचन , जो प्रथम चरण में अधिसूचित था , को स्थगित करने का आदेश पारित किया गया था । 


अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार , पटना के अधिसूचना संख्या 932 दिनांक 23 जुलाई , 2009 को एतद् द्वारा 
आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परसा पैक्स ( मंझौलिया प्रखंड , पश्चिम चंपारण ) का चुनाव कार्यक्रम निम्नवत 
अधिसूचित किया जाता है — 

निर्वाचन कार्यक्रम 


( 1 ) नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि 


: 


03 - 07 अक्टूबर , 2009 


( 2 ) संवीक्षा की तिथि 


: 


08 अक्टूबर , 2009 ( गुरूवार ) 


( 3 ) अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 


: 


09 अक्टूबर , 2009 ( शुक्रवार ) 


( 4 ) मतदान , सविरोध निर्वाचन की स्थिति में 
( 5 ) मतगणना 
( 6 ) निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 


: 
: 
: 


19 अक्टूबर, 2009 ( सोमवार ) 
21 अक्टूबर , 2009 ( बुधवार ) 
23 अक्टूबर, 2009 ( शुक्रवार ) 


बिहार गजट ( असाधारण) , 18 अगस्त 2009 


जिला पदाधिकारी - सह - जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स०स० ) , पश्चिम चंपारण इस संशोधित चुनाव कार्यक्रम का 
प्रकाशन जिला गजट । स्थानीय समाचार पत्रों । पैक्स मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर कराना 
सुनिश्चित करेंगे । 

एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 433-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


